निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


20 श्रावण 1938 ( श0 ) 
( संo पटना 662 ) पटना , वृहस्पतिवार , 11 अगस्त 2016 


बिहार विधान परिषद् सचिवालय 


1 . 


NoFooo 


__ अधिसूचना 

4 अगस्त 2016 
सं0 वि .प.वि .- 17 /2015 - 39 ( एस .) वि. प. — बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
नियमावली के नियम - 273( 4) के अनुसरण में बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन 
नियमावली में किए गए निम्नलिखित संशोधन सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं : 

संशोधन 
नियमावली के नियम 24 (1) की द्वितीय पंक्ति में शब्दों ‘ सभापति सहित के पश्चात् अंक 5 के 
स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम- 26 में शब्द गणपूर्ति के पश्चात् अंक 2 के स्थान पर अंक 3 
प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 32 ( 1) की द्वितीय पंक्ति में अंक 9 के स्थान पर अंक 5 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 176 ( 1) की तृतीय पंक्ति में अंक 11 के स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित 
हो , 
नियमावली के नियम 238 ( 1 ) की द्वितीय पंक्ति में अंक 9 के स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 240 में अंक 4 के स्थान पर अंक 3 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 253 की प्रथम पंक्ति में अंक 9 के स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 259 में अंक 4 के स्थान पर अंक 3 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 271 (1 ) की तृतीय पंक्ति में अंक 11 के स्थान पर अंक 9 प्रतिस्थापित 

हो , 
10 . नियमावली के नियम 272 में अंक 4 के स्थान पर अंक 3 प्रतिस्थापित हो , 


बिहार गजट ( असाधारण) , 11 अगस्त 2016 
नियमावली के नियम 276 ( 1 ) की द्वितीय पंक्ति में अंक 11 के स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित 


नियमावली के नियम 279 ( 1) की द्वितीय पंक्ति में अंक 11 के स्थान पर अंक 5 प्रतिस्थापित 


नियमावली के नियम 285 ( 2 ) की प्रथम पंक्ति में अंक 7 के स्थान पर अंक 5 प्रतिस्थापित हो , 
नियमावली के नियम 289 (1 ) की प्रथम पंक्ति में शब्दों कम से कम के स्थान पर शब्द 

अधिकतम प्रतिस्थापित हो , 
15. नियमावली के नियम 289 ( 1) की प्रथम पंक्ति में अंक 9 के स्थान पर अंक 7 प्रतिस्थापित हो । 
16. नियमावली के अध्याय 37 में शीर्षक राज्य विधायी अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो तथा नियम 

291 सम्पूर्ण रूप से विलोपित हो , 
17 . नियमावली के नियम 2 की 108वीं पंक्ति में परिभाषा ब्यूरो एवं उसके पश्चात् परिभाषा ब्यूरो 

सचिव सम्पूर्ण रूप से विलोपित हो , 
18. नियमावली का परिशिष्ट -5 विलोपित हो । 
इन संशोधनों के पश्चात् नियमावली के नियम इस प्रकार पठित होंगे : 

कार्यमंत्रणा समिति 
1 . 24. कार्यमंत्रणा समिति का संघटन – ( 1 ) सभापति , कार्यमंत्रणा समिति के नाम से एक समिति 

मनोनीत कर सकते हैं , जिसके सभापति सहित 7 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और सभापति ही 
समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति साधारणतया प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में परिषद् के प्रथम सत्र के 
प्रारम्भ में मनोनीत होगी। 
26 . गणपूर्ति - समिति की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी । 

__ गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी समिति 
32. समिति का संघटन – (1) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्प संबंधी एक समिति 
होगी जिसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं रहेंगे । 

याचिका समिति 
176. याचिका समिति का संघटन – ( 1 ) प्रत्येक वर्ष परिषद के प्रथम सत्र के आरंभ में या समय 
समय पर जैसी स्थिति हो , सभापति याचिकाओं के लिये एक समिति मनोनीत करेंगे जिसके 
अधिक से अधिक 7 सदस्य होंगे। 

विशेषाधिकार समिति 
238. विशेषाधिकार समिति का गठन – ( 1) सभापति किसी कैलेण्डर वर्ष के परिषद् के प्रथम 
सत्र के आरंभ में 7 सदस्यों की विशेषाधिकार समिति मनोनीत करेंगे । 
240. समिति की गणपूर्ति – समिति की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी । 

आवास समिति 
253 . समिति के अध्यक्ष को लेकर अधिक से अधिक 7 सदस्यों की यह समिति होगी । 
259. आवास समिति में बैठकों की गणपूर्ति 3 सदस्यों की होगी । 

__ नियमावली समिति 
9 . 271 . नियमावली समिति की रचना – (1 ) प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में नियमावली 

समिति सभापति द्वारा मनोनीत की जायेगी तथा समिति के अध्यक्ष को लेकर 9 सदस्य इसमें 

रहेंगे। सभापति इस समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे । 
10. 272. गणपूर्ति - इस समिति की बैठक के लिये 3 सदस्यों की गणपूर्ति होगी । 


o 


6 


o 


11. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 11 अगस्त 2016 

सरकारी आश्वासन संबंधी समिति 
276. समिति का संघटन, पद अवधि इत्यादि - (1) समिति में अधिक से अधिक 7 सदस्य रहेंगे 
जो सभापति द्वारा मनोनीत होंगे । 

___ प्रत्यायुक्त ( सबऑर्डिनेट) विधान समिति 
279. प्रत्यायुक्त विधान समिति का संघटन – (1) समिति में अधिक से अधिक 5 सदस्य रहेंगे 
जो सभापति द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। 
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति 
285 . 2. समिति का गठन – समिति में अध्यक्ष सहित अधिक से अधिक 5 सदस्य होंगे जो सभापति द्वारा 
मनोनीत किये जायेंगे । 

निवेदन समिति 
289 . (1 ) समिति का गठन – समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम 7 सदस्य होंगे जो सभापति 
द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । 
उपरोक्त क्रमांक 14 में सन्निहित । 

अध्याय 37 
291 . (विलोपित ) 
2. परिभाषा :-("ब्यूरो " एवं "ब्यूरो सचिव” – विलोपित ) 
परिशिष्ट - 5 (विलोपित ) 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुनील कुमार पंवार, 
सचिव , बिहार विधान परिषद् । 


14. 


15 . 


16. 
17. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 662 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic. in 


